निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1081) पटना, वृहस्पतिवार, 19 सितम्बर 2019 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

13 सितम्बर 2019 
सं० 01 / प्रा0आ0 ( सुखाड़ ) - 37 / 2019 / 3108 / आ0प्र0 - वर्ष 2019 में राज्य के अधिकांश जिलों में मॉनसून की 
वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है । वर्षा की कमी के फलस्वरूप बहुत सारे प्रखण्डों / पंचायतों में खरीफ फसल ( धान ) 
की रोपनी / बुआई लक्ष्य से कम हो पायी है । 

इस संबंध में कृषि विभाग , बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य के कई प्रखण्डों में दिनांक 01.06. 
2019 से दिनांक 05.09.2019 तक वास्तविक वर्षापात सामान्य वर्षापात की तुलना में 30 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक 
की कमी तथा उक्त प्रखण्डों के अन्तर्गत कई पंचायतों में दिनांक 31.08. 2019 तक खरीफ फसलों का 70 प्रतिशत से 
कम आच्छादन होने के कारण किसानों के सामने खरीफ फसल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । कृषि विभाग 
द्वारा उक्त प्रखण्डों के प्रभावित पंचायतों के किसानों को तत्काल सहायता देने की अनुशंसा की गयी है । कृषि विभाग 
के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सामान्य जीवन पर भी इसका गंभीर प्रभाव है , जिन्हें तत्काल 
सहायता की आवश्यकता है । 

___ 2 अतएव संलग्न अनुलग्नक - क में अंकित कुल 18 जिलों के कुल 102 प्रभावित प्रखण्डों के कुल 896 
प्रभावित पंचायतों के सभी परिवारों को राहत पहुँचाने हेतु " तत्काल सहायता " के रूप में 3000 / - रू0 प्रति परिवार 
की दर से नगद राशि उपलब्ध करायी जायेगी । 


परन्तु यह राशि वैसे पंचायत जहाँ माह जुलाई 2019 में आयी बाढ़ के आलोक में आनुग्रहिक राहत (GR) की 
राशि का वितरण हुआ हो , के लिए अनुमान्य नहीं होगी । 

यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रभावित पंचायतों 
की प्राप्त अनुमोदित सूची के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा PFMS के माध्यम से प्रभावित परिवारों के बैंक 
खातों में राशि सीधे हस्तांतरित की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2019 


3. गत वर्ष की तरह 15 अक्टूबर , 2019 की तिथि को आधार मानते हुए पुनः प्रखण्डों में तीन बिन्दुओं यथा, 
खेती की गयी जमीन में दरार उत्पन्न होने, अथवा फसलों में मुरझाने ( wilting ) का प्रभाव अथवा उपज में 33 प्रतिशत 
या उससे अधिक की कमी की समीक्षा के उपरान्त संबंधित प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए क्षतिग्रस्त फसलों के 
लिए कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु यथानुसार निर्णय लिया जायेगा । 
4. " तत्काल सहायता " अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का व्यय राज्य संसाधन से किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

एम0 रामचन्द्रुडु, 
अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2019 

अनुलग्नक - क 
30 प्रतिशत से अधिक वर्षापात विचलन तथा 70 प्रतिशत से कम आच्छादित 

प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों की सूची 
क्र० जिला का प्रखंड का 

पंचायत का नाम / संख्या 
सं० नाम 

नाम 
पटना फुलवारीशरीफ | सकरैचा, रामपुर फरीदपुर, भुसौला दानापुर, गोनपुरा , सुइथा , मैनपुर अन्दा , 
(17 / 135 ) 

कोरियावा, कुरकुरी, परसा, सोरमपुर, चिलबिल्ली, नोहसा, कुरथौल (13) 
दुल्हिनबाजार उलार सोरमपुर, सोनियावाँ, लालाभदसारा , सेल्हौरी बेल्हौरी , ऐनखाँ 

भिमनीचक , सिंघाड़ा कोपा , अछुआ रकसिया, सीही, भरतपुरा , नरही पिरही 

( 10 ) 
दानापुर मानस, हेतनपुर, कासिमचक , गंगहरा, पतलापुर, पुरानी पानापुर (6 ) 
दनियावां सिगरियावां , सलारपुर, दनियावाँ, खरभैया , शाहजहाँपुर , बांकीपुर मछरियावां 


1 . 


( 6 ) 


सम्पतचक 


पटना सदर 


बिक्रम 


बिहटा 


मसौढ़ी 


बख्तियारपुर 


लंका कछुआरा, कंडाप तारणपुर, सोना गोपालपुर , बैरिया कर्णपुरा, कनौजी 
कछुआरा, भेलवाड़ा दरियापुर ( 6 ) 
पुनाडीह, नकटा दियारा, सबलपुर, मरची (4 ) 
बिरधौर बेरर कटारी, दनाड़ा कटारी, सुन्दरपुर चौठिया , सैदाबाद - कनपा , 
दतियाना, महजपुरा , गोरखरी, हैबसपुर – गोना, मोरियावां - शिवगढ़ , अराप 
( 10 ) 
विशुनपुरा , तारानगर, नेउरा, सिकन्दरपुर, बेला, राघोपुर, श्रीरामपुर , 
कंचनपुर खड़गपुर, मखदूमपुर , सदीसोपुर , अमहारा, पैनाल , दयालपुर 
दौलतपुर, मचहलपुर लई , कटेसर, कुंजवा, बिहटा, मुसेपुर, आनंदपुर, 
यमुनापुर , कौड़िया, श्रीचन्दपुर , पुरूषो0 पैनाठी, परेव, दौलतपुर सिमरी (25 ) 
बारा, नूरा , चरमा, भदौरा, शाहाबाद, निशियावां, बेर्रा , नदौल, भैसवाँ, 
दौलतपुर, रेवाँ, देवरिया , खरॉट , तिनेरी, चपौर, लखनौर बिंदौली, 
भगवानगंज, कराय (18) 
| रूपसमहाजी, मोगलपुरा, मंझौली, हिदायतपुर सैदपुर, काला दियारा , 

घोसवरी, अलीपुर बिहटा (7 ) 
हरदासबीघा, हैबतपुर, चौड़ा, बैकठपुर , मोसीमपुर (5) 
तारतर, कुम्हरा, गोसाईंगांव, सम्यागढ़, कुर्मीचक (5 ) 
बारी बिगहा, मई नेतौल , गोविन्दपुर बौरही, पभेड़ा, छाती, निमड़ा , 
विजयपुरा , धनरूआ, सतपरसा, देवदाहा (10 ) 
जैतिया (1 ) 
खासपुर, रामपुर दियारा तौफिक , सुअरमरवा ( 3 ) 
मुंडिका, मधवाँ मखमीलपुर (2 ) 
नौरंगा जलालपुर, कन्हाईपुर, मोर पश्चिमी, बरहपुर ( 4) 
अरियावॉ (1 ) 
नरसंडा, अरौत, सिरनावां (3 ) 


खुसरूपुर 
घोसरी 


धनरूआ 


फतुहाँ 
मनेर 
पालीगंज 
मोकामा 
नगरनौसा 
चंडी 
वेन 


| नालंदा 
(12 / 75 ) 


वारा, अकौना ( 2 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2019 


जिला का 


पंचायत का नाम / संख्या 


क्र० 
सं० 


प्रखंड का 

नाम 


सिलाव 


सरमेरा 

केनार, ससौर, मीरनगर, हुसैना, धनुकी, चेरो, सरमेरा, मलावॉ (8 ) 

उतरनावॉ, सोसाही, पैठना, दोसुत, सोनसा, मई फरीदा (6 ) 
हरनौत 

चेरन, वसनियावॉ, गोनावॉ (3 ) 

नीरपुर, पावाडीह, धरहरा, बड़ाकर, नानन्द , गोरमा , गोरावॉ, घोस्तावॉ ( 8) 
हिलसा पुना, जुनियार, बारा, कपसियावॉ, रेड़ी , मिर्जापुर, कावॉ, कामता (8 ) 
बिन्द | ताजनीपुर, लोदीपुर, जहाना, उतरथु , बिन्द , जमसारी, कथराही ( 7 ) 
करायपरशुराय | डियावॉ (1 ) 
ईसलामपुर इचहोस, मोजफरा, आत्मा, वेले , महमुदा, चंधारी, रानीपुर, ढेकवाहा , सकरी, 

वरडीह, सुढ़ी ( 11 ) 
एकंगरसराय गोमहर, मण्डाछ, धुरगांव, एकंगरसराय, जमुआवां, ओप, पारथु, नारायणपुर, 

दनियावां - पेन्दापुर, अमनारखास , तेल्हाड़ा, कोशियावां, वादराबाद , केशोपुर, 
एकंगरडीह, सोनियावां, औंगारी (17 ) 
जमुआँ, दिहरा , पंडुरा , खंडौल , रामाशध , अहपुरा , बागा, चिलहौस , 

अंखगाँव, संदेश, कोरी (11 ) 
अगियाव किरकिरी, पोशवा, बरगाँव ( 3 ) 
शिवसागर महमदपुर (1 ) 


3. 


संदेश 


| भोजपुर 
( 2 / 14 ) 


| रोहतास 
( 1 / 1) 
गया 
( 10 / 86 ) 


5 . 


बेलागंज 


कोंच 


मानपुर 


खिजरसराय 


शेरघाटी 


खनेटा, बेल्हाड़ी, भलुआ 1, अंगदा, पाई विगहा, शाकिर विगहा, चिरैला , 
भलुआ 2, कोरियावाँ, लोदीपुर, अक्थु कंचनपुर, ईरकी, लक्ष्मीपुर, बेलागंज, 
रौना, कोरमथु, पनारी, श्रीपुर (18 ) 
कुरमांवा, सिमरा, अदई , खजुरी , असलेमपुर, गेरारी, काबर, कोराप, आंती , 
चबुरा, मंझियावां, उतरैन , तिनेरी (13 ) 
कइया, लखनपुर, भदेजा, भोरे, शादीपुर, उसरी, सोहैयपुर, गेरे, बारागंधार, 
ननौक , सनौत, नौरंगा (12) 
चिरैली, हेमारा, सिसवर, उचौली, हथियावाँ, बिहटा , नौडिहा, होरमा , 
कुतलुपुर , जमुआवाँ, अईमा (11 ) 
बेला, गोपालपुर , चेरकी, श्रीरामपुर, चापी ( 5) 
पहरा , मलपा, कोची, बरोरह, घटेरा , कनौसी, डबुर (07 ) 
| बिहरगाई, लुटुआ , रौशनगंज, बैताल, परसावाखुर्द, बरहेता (6) 
ईटरा, अतिया, मोरामर्दाना, बकरौर , कन्हौल, गाफाखुर्द (6) 
सेवरा (1) 
कुजापी, घुठिया , रसलपुर , कण्डी, अमराहा, केशरूधरमपुर, चाकन्द (7 ) 
बलिया बुजुर्ग, सकरपुरा , पॉती, पचगामा , कुलना, बुधुआ, पैजूना, 
मल्लिकपुर नेमदारगंज, फरहा, गोविन्द विगहा, लेदहा , भनैल लोदीपुर , 
तेयार, बरेव, पंचरूखी, परतो करहरी, बकसंडा, फतेहपुर, बडैल , माखर 
( 20 ) 


गुरारू 
बाँके बाजार 
बोध गया 
डुमरिया 


नगर 


अकबरपुर 


नवादा 
( 9 / 118 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2019 


क्र० 


पंचायत का नाम / संख्या 


सं० 


जिला का 
नाम 


प्रखंड का 

नाम 


नरहट 


पालीखुर्द, पुन्थर, शेखपुरा , सैदापुर गोवासा, खनवॉ, कोनीवर, बभनौर, 
जमुआरा, नरहट , पुनौल (10 ) 


वारिसलीगंज 


मंजौर , कोचगॉव, मकनपुर, कुटरी, दोसूत , मोसमा , मोहिउद्दीनपुर, 
चकवाय , हाजीपुर , पैंगरी, अपसढ़ , बागी - बरडीहा, ठेरा, बरनामा , सौर , 
शाहपुर (16) 
कुंज, ओहारी , सिउर, डूमरी , नजरडीह , भट्टा, मरूई , कोशीरूखी, 
सम्हरीगढ़ , रोह, मोरमा, मड़रा, छनौन , भीखमपुर (14 ) 


रोह 


पकरीबरावॉ 


दत्तरौल , धेवधा, एरूरी, डुमरावाँ, पकरीबरावॉ द0 , पोक्सी, गुलनी, कबला, 
उकौड़ा, पकरीबरावॉ उ0 , धमौल, बेलखुण्डा, बुधौली, कोनन्दपुर, ढोढ़ा, 
ज्यूरी (16) 
तुंगी, सोनसा, चित्तरघट्टी, पचाढ़ा, धनवॉ, दोना, छतिहर, बगोदर, हदसा, 
कैथीर (10 ) 


हिसुआ 


मेसकौर 


अकरीपाण्डेय विगहा, बिजू विगहा, सहवाजपुर सराय , बारत , मेसकौर , 
रसलपुरा, बिसीयात , मिर्जापुर , बड़ोसर, तेतरिया ( 10 ) 


कौआकोल 


लालपुर, कौआकोल , पहाड़पुर, सरौनी, महुडर, देवनगढ़, सेखोदेवरा , 
नावाडीह , छवैल, पाली, दरावाँ, केवाली, खड़सारी, पाण्डेय गंगौट , मंझीला 
(15 ) 
पार्वती , चंडीनावॉ, बिरनामा, खखरी, बेलड़, सुभानपुर, रेवरा जगदीशपुर 


काशीचक 


( 07 ) 


7. 


गोह 


| औरंगाबाद 
( 2 / 18) 


देव 


8 . 


जहानाबाद 


जहानाबाद 
( 6 / 56 ) 


हुलासगंज 


मोदनगंज 


मखदुमपुर 


डिहरी, मलहद , बनतारा, अमारी, फाग, मिरपुर , चापुक , तैयाप, हसामपुर, 
झिकटिया , बक्सर(11 ) 
बनुआ, देव , पूर्वी केताकी, भवानीपुर, बसडिहा, दुलारे, एरौरा(07 ) 
गोनवाँ, नौरू , मान्देविगहा, सिकरीया, सेवनन, कल्पा, किनारी, मुठेर (8 ) 
सुरजपुर, केउर , मुरगाँव , दावथू, चीरी (5) 
जयतीपुर कुरूआ, गंधार , विशुनपुर ओकरी, बन्धुगंज , देवरा, साईस्ताबाद , 
नईमा, मोदनगंज ( 8) 
सोलहण्डा, कोहरा , पूर्वी सरेन , भैख, जगपुरा, सुमेरा , मकरपुर, सुगाँव , 
जमनगंज, कलानौर, धरनई , डकरा, छरियारी (13) 
अमथुआ, सुलेमानपुर, डेढ़सइया , पिंजौरा, बरावाँ, बारा, उत्तर सेरथु , 
नेरथुआ, पूर्वी काको, मनियावाँ, बढौना, खलिसपुर, नोनही, सैदाबाद, 
पश्चिमी काको (15 ) 
लखावर, गोलकपुर , शाहो बिगहा, घोषी , अहियासा, भारथु, शाहपुर (7) 
किंजर (1) 
| खेमकरन सराय, निघवाँ, इब्राहिमपुर, बारा, कोडमराई, नदौरा, धमौल (7) 
| असरगंज, मकवा, सजुआ, रहमतपुर (4 ) 
झिकुली, दुरमट्टा, बढौनिया , कटियारी, कुसमार (5 ) 
करहरिया दक्षिणी, बरियारपुर दक्षिणी ( 2) 


काको 


घोषी 


9 . 


करपी 


अरवल 
( 2 / 8 ) 


| मुंगेर 
( 4 / 18) 


कुर्था 
असरगंज 
संग्रामपुर 
बरियारपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2019 


क्र० 


पंचायत का नाम / संख्या 


सं० 


जिला का 
नाम 


प्रखंड का 

नाम 


धरहरा 


लक्ष्मीपुर 


जमुई 
( 8 / 72 ) 


अलीगंज 


जमुई 


सोनो 


गिद्धौर 
सिकंदरा 


बरहट 


झाझा 


हलसी 


12. | लखीसराय 

( 5 / 64 ) 


सूर्यगढ़ा 


अमारी, सारोबाग, धरहरा महरणा, आजीमगंज, इटवा, महगामा , 
औडाबगीचा ( 7) 
नजारी, पिडरौन , आनंदपुर, ककनचौर , हरला, मडैया , मोहनपुर , खिलार , 
मटिया ( 9) 
अवगिला चौरासा, पुरसंडा, कोदवरिया , आढ़ा, मिर्जागंज, कैथा, कोल्हाना , 
कैयार, दरखा, दीननगर , सहौड़ा, इस्लामनगर, अलीगंज (13 ) 
अमरथ , मंझवे ( 2) 
पैरामटिहाना, बलथर, लालीलेवार, ढोढरी, चुरहैत , सारेवाद , छुछनरिया , 
रजौन, गंदर , थम्हन , लोहा, दहियारी, बेलम्बा, लखनकियारी (14 ) 
सेवा, पतसंडा, कुन्धुर, कोल्हुआ , पु0 गुगुलडीह (5) 
मथुरापुर, सिझौड़ी, भुल्लो, पोहे, कुमार , सिकन्दरा , गोखुला फतेहपुर (7 ) 
डाढ़ा, बरहट, कटौना, नूमर , बरियारपुर , लखैय , मलयपुर, पांडो ( 8) 
रजलाकला, कनौदी , खूरंडा, बाराकोला, छापा, बाराजोर, टेलवा बाजार, 
चॉय, करमा , धमना, करहारा, बोडवा, पैरगाहा, बैजला (14 ) 
कैंदी, हलसी, सॉढमाफ, धीरा, गेरुआ पुरसंडा, सिरखिंडी, मोहद्दीनगर, 
भनपुरा, प्रतापपुर, बल्लोपुर (10 ) 
अलीनगर, चन्दनपुरा, जकड़पूरा , रामपुर, अमरपुर, श्री किशुन , गोपालपुर, 
बुधौली बनकर, महमदपुर , अवगिल रामपुर, महेशपुर, मदनपुर, लोसघानी, 
वरियारपुर, उरैन , चोरा राजपुर, कसवा, बंशीपुर, खावाराजपुर, कवादपुर , 
अरमा, घोसैठ , ताजपुर, टोरलपुर, पूर्वी सलेमपुर, सूर्यपुरा, ( 26) 
महिसोना, गढ़ी विशनपुर, बालगुदर, साविकपुर, खगौर, अमहरा , कछियाना, 
बिलौरी , दामोदरपुर , मोरमा (10) 
तेतरहट , नोनगढ़, शरमा , नंदनामा , बिल्लो, सुरारी इमामनगर, औरे, 
भवरिया (8 ) 
लाखोचक , गोहरी, इटौन, मलिया, खुटुकपार , कुन्दर, जानकीडीह , भलुई , 
| संग्रामपुर, महेशलेटा (10 ) 
हुसैनाबाद, सनैया , हजरतपुर मंडरो, कसार, ऐफनी, चोरदरगाह , विमान, 
डीहा, चोरवर, बरूणा (10 ) 

चेवाड़ा, लहना, सियानी, चकन्द्रा, छठियारा , एकरामा , लोहान (7 ) 
| पाँची, ओनामा , नीमी, मोहब्बतपुर , चरूआवां, अंबारी (6 ) 
तेउस, पिंजड़ी, जगदीशपुर , पाँक , कुटौत, केंवटी, सर्वा, सामसवुजुर्ग , 
मालदह, सामसखुर्द (10 ) 
चाँदपुर, बलुआचक पुरैनी , पुरैनी टोला सोनूचक, पुरैनी उत्तरी (4 ) 
अम्बा , कसवा खेरी, जगरिया , मकनपुर, बेलथू, पैर डोमिनिया माल , 
दिनदयालपुर, दरियापुर ( 8) 
कुमैथा , असियाचक , मिरहट्टी, नयागाँव , धांगी बेलारी, भारखुर्द , कटहरा, 
खानपुर, करहरिया , अब्जूगंज (10 ) 


लखीसराय 


रामगढ़ 


चौक 


चानन 


अरियरी 


13. | शेखपुरा 

( 4 / 33 ) 


चेवाड़ा 
शेखोपुरसराय 
बरबीघा 


जगदीशपुर 


भागलपुर 
( 3 / 22 ) 


शाहकुण्ड 


सुल्तानगंज 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2019 


पंचायत का नाम / संख्या 


क्र० 
सं० 


जिला का 
नाम 


प्रखंड का 

नाम 


फुल्लीडूमर 


बांका 
(5 / 34 ) 


भितिया, तेलिया पहाड़ , फुल्लीडुमर, केन्दुआर, राता, द0 कोझी, पथड्डा, 
सादपुर , कैथा , उ0 कोझी (10 ) 


रजौन 


बाराहाट 


बांका 


धोरैया 


16. 


सहदेई बुजुर्ग 


वैशाली 
( 10 / 140 ) 


राजापाकर 


राघोपुर 


पातेपुर 


खैरा (1) 
औरिया (1 ) 
बहेरा, द0 कटेली, ककवारा, दुधारी, लोधम, समुखिया (6) 
गचियाबसबिट्टा, खड़ोधाजोठा, काठवनगांव विरवलपुर, चन्दाडीह, बटसार, 
भेलाय, जयपुर, रणगांव, महिला विशनपुर, पैर, लौगांय, चलना, कुर्मा, 
घसिया , करहरिया , अहिरो ( 16 ) 
बाजितपुर चक कस्तुरी, चक जमाल, चक फैज, मुरौअतपुर , नया गाँव 
पश्चिम , नयागाँव पूर्वी, पोहियार बुजुर्ग, सहदेई बुजुर्ग, सलहा, सुल्तानपुर, 
मजरोही उर्फ सहरीया (11 ) 
मिरपुर प्रताड, लन्गुराव, बिलन्दपुर, बैकुंठपुर, बकरपुर, राजापाकर दक्षिणी, 
नारायणपुर बुजुर्ग, राजापाकर उत्तरी, भलुआई, बखरी बरई, जफरपट्टी, 
रामपुर रत्नाकर, बरई , गौसपुर बरियारपुर (13 ) 
बहरामपुर , चकसिंगार, चाँदपुर, फतेहपुर, जफराबाद टोक , जहाँगीरपुर, 
जुरावनपुर बरारी , जुरावनपुर करारी , मल्लिकपुर, मोहनपुर, पहाड़पुर पूर्वी, 
राघोपुर पूर्वी, रामपुर श्यामचाँद , रूस्तमपुर, सैदाबाद , सरायपुर, तेरसिया, 
विरपुर पूर्वी, पहारपुर पश्चिमी , राघोपुर पश्चिमी ( 20 ) 
अगरैल खुर्द, अलीनगर लेवधान, अवाबकरपुर कोही , अजीजपुर चंदे , 
बकाढ़, बलिगाँव, बेला दरगाह, भैरोखरा, चाँदपुर फतह , दभैच , दधुआ, 
हरलोचनपुर सुक्की, खेसराही, खोयाजपुर बस्ती, महथी धरमचंद, मालपुर, 
मंडई डीह , मरूई, मौदह बुजुर्ग, मौदह चतुर, निलो रूकुन्दपुर , राघोपुर 

नरसंडा, सैदपुर डुमरा, सिमरवारा, टेकनारी, तिसियोता धरमपुर ( 26 ) 
| बेलसर, चक गुलामुद्दीन, जरंग रामपुर , करनेजी , मनोरा , मिश्रौलिया 

अफजलपुर, नगवा, साईन , सोरहट्ठा ( 9 ) 
भदवास , फतेहपुर पकरी, फुलवरिया , गौसपुर चकमजाहिद , गोविन्दपुर, 
हसनपुर ओस्टी, जहाँगीरपुर सलखानी, जलालपुर गंगटी, लक्ष्मी 
नारायणपुर , मंगुराही, मिरजा नगर, रामपुर चन्द्रभान उर्फ डगरू, रसलपुर 
उर्फ मधौल , रसलपुर मुबारक , समसपुरा, शेरपुर छतवारा, शेरपुर 
मानिकपुर, सिंधारा उत्तरी, सिंघारा दक्षिणी, सुपौल तरिया , ताजपुर बुजुर्ग, 
विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर ( 22 ) 
अलीपुर हट्टा, बासुदेवपुर चन्देल , देधपुरा , करनौती , महिन्दवारा , 
मोहम्मदपुर, सरमास्तपुर (7) 
अदलपुर, अरनिया , बहसी सैदपुर, बसंतपुर, बोरहन उर्फ रसुलपुर गौस , 
चाँद सराय, डीह उचौली, हरप्रसाद , हजरत जन्दाहा, खोपी, लक्ष्मीपुर 
बमबट्टा, लोमा , महिपुरा, महिसौर , मनसिंगपुर बिझरौली, मोहिउद्दीनपुर 
गराही, मुकुन्दपुर भठ , नारी खुर्द, पीरापुर, रसलपुर पुरषोत्तम, सैद मोहम्मद 
उर्फ सलहा, सोहरथी, विशुनपुर बेदौलिया ( 23 ) 
| पिरोइ शम्सुद्दीन, रसुलपुर तुर्की (2 ) 

अबावकरपुर, अखतियारपुर सेहन, चेहराकलाँ, मनसुरपुर हलैया , मथना 
मिलिक , शाहपुर खुर्द, विशुनपुरा आरड़ा (7 ) 


पटेढ़ी बेलसर 


महुआ 


महनार 


जन्दाहा 


गोरौल 


चेहराकला 


8 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2019 


पंचायत का नाम / संख्या 


क्र० 
सं० 


जिला का 
नाम 


प्रखंड का 

नाम 


गायघाट 


लक्षमानगर (1) 


मुजफ्फरपुर 
( 1 / 1 ) 


बहादुरपुर 


| दरभंगा 
( 1 / 1) 


बाजिदपुर (1) 


एम0 रामचन्द्रुडु, 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1081 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


